निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 
सरकार द्वारा प्रकाशित 


बिहार 


पृष्ठ 


14 कार्तिक 1936 ( श ० ) 
संख्या 45 पटना , बुधवार , 

5 नवम्बर 2014 ( ई ० ) 

विषय- सूची 

पृष्ठ 
भाग-1 — नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी और 

भाग -5 — बिहार विधान मंडल में पुर : स्थापित 
अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 

2-2 

विधेयक , उक्त विधान मंडल में 

उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले 
भाग -1 - क — स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त 
आदेश। 

विधान मंडल में पुर :स्थापन के पूर्व 
भाग -1- ख – मैट्रीकुलेशन , आई 0 ए0 , आई0 एससी0 , 

प्रकाशित विधेयक । 
बी ० ए ० , बी ० एससी० , एम ए ० , 

भाग- 7 - संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 
एम ० एससी० , लॉ भाग -1 और 2 , 

ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है । 
एम 0 बी 0 बी 0 एस0, बी ० एस ० ई ० , डीपO- इन 
एड 0 , एम 0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं 

भाग- 8 – भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 
के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
आदि । 

प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 

समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
भाग -1- ग —शिक्षा संबंधी सूचनाएं , परीक्षाफल आदि 

पुर: स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग- 2 — बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 
निकाले 

भाग - 9 - विज्ञापन 
गये विनियम, आदेश, 
अधिसूचनाएं और नियम आदि । 

3-6 भाग-9- क — वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
भाग - 3 — भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और 

भाग -9 - ख - निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 
उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं 

न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण 
और नियम , भारत गजट और राज्य 

सूचनाएं इत्यादि । 
गजटों के उद्धरण । 

पूरक 
भाग - 4 - बिहार अधिनियम 

पूरक - क 


--- 


7-7 


--- 


2 


बिहार गजट , 5 नवम्बर 2014 


भाग -1 
नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं 


वाणिज्य कर विभाग 


अधिसूचना 

22 अक्तूबर 2014 
सं ० 6 / गो0-34-12 / 2007-4907 / वा ० कर - श्री विजयमल प्रसाद सिंह , वाणिज्य कर उपायुक्त , वाणिज्य - कर 
संयुक्त आयुक्त ( अंकेक्षण) कार्यालय, भागलपुर को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर उपायुक्त, अंचल प्रभारी, भागलपुर 
अंचल , भागलपुर का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है । 

2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा । 
3. प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, वाणिज्य - कर का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
( ह ० )-अस्पष्ट , सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय, 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 33-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट , 5 नवम्बर 2014 


m 


भाग-2 


आदेश, 


बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों 

द्वारा निकाले गये विनियम , 
अधिसूचनाएं और नियम आदि । 


मुख्य अभियन्ता ( उत्तर ) का कार्यालय 
नलकूप प्रभाग , लघु जल संसाधन विभाग , मुजफ्फरपुर 


। 


कार्यालय आदेश 

30 अगस्त 2014 
सं ० स्था0-3, बी -02 / 14-755 - सरकार के अवर सचिव , लघु सिंचाई विभाग, बिहार, पटना का 
पत्रांक -1661 दिनांक 02.04.07 में निहित सरकार के आदेश के अनुपालन में स्व 0 मो 0 रिजवान भूतपूर्व नलकूप 
चालक , नलकूप प्रमण्डल , दरभंगा के आश्रित पुत्र मो 0 कामरान गनी को नलकूप प्रमंडल , दरभंगा के अन्तर्गत 
राजस्व लिपिक के रिक्त पद पर अस्थायी रूप से वेतनमान 5200-20200, ग्रे ० पे 0 1900 रूपये तथा सरकार द्वारा 
समय - समय पर स्वीकृत अन्य भत्तों के साथ अनुकम्पा के आधार पर औपबधिक रूप से नियुक्त किया जाता है , 
जिसे बिना कारण बताये रद् किया जा सकता है । 

2. मो 0 कामरान गनी पत्र प्रप्ति के 15 दिनों के अन्दर निश्चित रूप से अपने नव नियुक्त पद पर 
योगदान देंगे । योगदान के समय इन्हें किसी असैनिक शल्य चिकित्सक / जिला चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त 
स्वास्थता प्रमाण - पत्र , आय प्रमाण - पत्र , विवाह में तिलक दहेज का लेन - देन नहीं करना, न्यायालय में सजा 
प्राप्ति नहीं होने, न्यायालय में फौजदारी मुकदमा लम्बित नहीं रहने तथा स्व 0 मो 0 रिजवान के परिवार के आश्रित 
सदस्यों का भरण - पोषण करने संबंधी अद्यतन शपथ - पत्र आदि मूल कागजात कार्यपालक अभियन्ता नलकूप 
प्रमंडल दरभंगा के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसकी जाँच कार्यपालक अभियन्ता करेगे तथा इसे सही पाये जाने 
पर ही योगदान स्वीकृत किया जायेगा । 

3. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण - पत्र, मृत्यु प्रमाण - पत्र / जिला अनुकम्पा समिति द्वारा अनुशंसित पत्र का 
सत्यापन कार्यपालक अभियन्ता द्वारा कर ली जायेगी । 

4. कार्मिक एवं प्रशसनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या -13293 दिनांक 05.10.91 का कंडिका-1 ( ख ) 
के अनुसार मृत सरकारी सेवक की नियुक्ति स्वीकृति पद के विरूद्ध विधिवत की गई थी , का सत्यापन कार्यपालक 
अभियन्ता द्वारा कर ली जायेगी । 

5. कार्मिक एवं प्रशसनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या -13293 दिनांक 05.10.91 की कंडिका -7 के 
अनुसार नियुक्त किये जा रहे व्यक्ति के विरूद्ध यदि मृतक सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के भरण - पोषण में 
किसी प्रकार की त्रुटि पाई जायेगी तो नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा पृच्छा प्राप्त कर इनकी सेवा समाप्त कर दी 
जायेगी । इस संबंध में मो 0 कामरान गनी को योगदान के समय वर्णित अनुदेश के अनुरूप एक घोषणा पत्र भी 
कार्यपालक अभियन्ता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसे कार्यपालक अभियन्ता मो 0 कामरान गनी की सेवा 
पुस्तिका में दर्ज कर सुरक्षित रखेगे । 

6. गलत तथ्यों अथवा कागजातों के आधार पर नियुक्ति होने की सूचना अगर बाद में प्राप्त होती है तो 
किसी भी समय कारण पृच्छा नोटिस देते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी । 

7. तिलक दहेज नहीं लेने और न देने संबंधी एक घोषणा पत्र भी नियुक्ति किये जा रहे व्यक्ति 
कार्यपालक अभियन्ता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । 

8. यह नियुक्ति रोस्टर व्यवस्था के आरक्षित बिन्दु के विरूद्ध पड़ता है तो उसे अग्रणीत कर लिया 
जायेगा । 

9. इन्हें छ: माह के अन्दर कम्प्युटर टाईपिंग का ज्ञान आवश्यक है अन्यथा इनकी नियुक्ति समाप्ति हेतु 
कारवाई की जायेगी । 

10. योगदान करने हेतु मो 0 कामरान गनी को यात्रा भत्ता देय नहीं होगा । 

11. वित विभाग के संकल्प संख्या 1964 दिनांक 31.08.05 में निहित अंशदायी पेंशन योजना संबंधी 
प्रावधान लागू होगें । 

आदेश से , 
एन 0 पासवान, मुख्य अभियन्ता ( उत्तर ) । 


4 


बिहार गजट , 5 नवम्बर 2014 


30 अगस्त 2014 
सं ० स्था0–3, बी -04 / 14-757 - सरकार के अवर सचिव, लघु सिंचाई विभाग , बिहार, पटना का 
पत्रांक -1661 दिनांक 02.04.07 में निहित सरकार के आदेश के अनुपालन में स्व 0 कृष्ण कान्त ठाकुर , भूतपूर्व 
नलकूप चालक , नलकूप प्रमण्डल , मुजफ्फरपुर के आश्रित पुत्र श्री रवि रंजन कुमार को नलकूप प्रमंडल, सीतामढी 
के अन्तर्गत राजस्व लिपिक के रिक्त पद पर अस्थायी रूप से वेतनमान 5200-20200, ग्रे ० पे0 1900 रूपये तथा 
सरकार द्वारा समय - समय पर स्वीकृत अन्य भत्तों के साथ अनुकम्पा के आधार पर औपबधिक रूप से नियुक्त 
किया जाता है , जिसे बिना कारण बताये रद् किया जा सकता है । 

2. श्री रवि रंजन कुमार पत्र प्रप्ति के 15 दिनों के अन्दर निश्चित रूप से अपने नव नियुक्त पद पर 
योगदान देंगे । योगदान के समय इन्हें किसी असैनिक शल्य चिकित्सक / जिला चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त 
स्वास्थता प्रमाण - पत्र , आय प्रमाण - पत्र , विवाह में तिलक दहेज का लेन - देन नहीं करना, न्यायालय में सजा 
प्राप्ति नहीं होने ,न्यायालय में फौजदारी मुकदमा लम्बित नहीं रहने तथा स्व 0 कृष्ण कान्त ठाकुर के परिवार के 
आश्रित सदस्यों का भरण - पोषण करने संबंधी अद्यतन शपथ - पत्र आदि मूल कागजात कार्यपालक अभियन्ता 
नलकूप प्रमंडल , सीतामढी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसकी जाँच कार्यपालक अभियन्ता करेगे तथा इसे सही 
पाये जाने पर ही योगदान स्वीकृत किया जायेगा । 

3. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण - पत्र, मृत्यु प्रमाण - पत्र / जिला अनुकम्पा समिति द्वारा अनुशंसित पत्र का 
सत्यापन कार्यपालक अभियन्ता द्वारा कर ली जायेगी । 

4. कार्मिक एवं प्रशसनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या -13293 दिनांक 05.10.91 का कंडिका -1 ( ख ) 
के अनुसार मृत सरकारी सेवक की नियुक्ति स्वीकृति पद के विरूद्ध विधिवत की गई थी , का सत्यापन कार्यपालक 
अभियन्ता द्वारा कर ली जायेगी । 

5. कार्मिक एवं प्रशसनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या -13293 दिनांक 05.10.91 की कंडिका -7 के 
अनुसार नियुक्त किये जा रहे व्यक्ति के विरूद्ध यदि मृतक सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के भरण - पोषण में 
किसी प्रकार की त्रुटि पाई जायेगी तो नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा पृच्छा प्राप्त कर इनकी सेवा समाप्त कर दी 
जायेगी । इस संबंध में श्री रवि रंजन कुमार को योगदान के समय वर्णित अनुदेश के अनुरूप एक घोषणा पत्र भी 
कार्यपालक अभियन्ता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसे कार्यपालक अभियन्ता श्री रवि रंजन कुमार की सेवा 
पुस्तिका में दर्ज कर सुरक्षित रखेगे । 

6. गलत तथ्यों अथवा कागजातों के आधार पर नियुक्ति होने की सूचना अगर बाद में प्राप्त होती है तो 
किसी भी समय कारण पृच्छा नोटिस देते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी । 

7. तिलक दहेज नहीं लेने और न देने संबंधी एक घोषणा पत्र भी नियुक्ति किये जा रहे व्यक्ति 
कार्यपालक अभियन्ता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । 

8. यह नियुक्ति रोस्टर व्यवस्था के आरक्षित बिन्दु के विरूद्ध पड़ता है तो उसे अग्रणीत कर लिया 
जायेगा । 

9. इन्हें छ: माह के अन्दर कम्प्युटर टाईपिंग का ज्ञान आवश्यक है अन्यथा इनकी नियुक्ति समाप्ति हेतु 
कारवाई की जायेगी । 

10. योगदान करने हेतु श्री रवि रंजन कुमार को यात्रा भत्ता देय नहीं होगा । 

11. वित विभाग के संकल्प संख्या 1964 दिनांक 31.08.05 में निहित अंशदायी पेंशन योजना संबंधी 
प्रावधान लागू होगें । 

आदेश से , 
एन 0 पासवान , मुख्य अभियन्ता ( उत्तर) । 


30 अगस्त 2014 
सं ० स्था0-3, बी -19 / 13-758 — सरकार के अवर सचिव , लघु सिंचाई विभाग, बिहार , पटना का 
पत्रांक -1661 दिनांक 02.04.07 में निहित सरकार के आदेश के अनुपालन में स्व 0 देवनन्दन सिंह भूतपूर्व नलकूप 
चालक, नलकूप प्रमण्डल, छपरा के आश्रित पुत्र श्री निरज कुमार सिंह को नलकूप प्रमंडल , समस्तीपुर के अन्तर्गत 
राजस्व लिपिक के रिक्त पद पर अस्थायी रूप से वेतनमान 5200-20200, ग्रे ० पे 0 1900 रूपये तथा सरकार द्वारा 
समय - समय पर स्वीकृत अन्य भत्तों के साथ अनुकम्पा के आधार पर औपबधिक रूप से नियुक्त किया जाता है , 
जिसे बिना कारण बताये रद् किया जा सकता है । 

2. श्री निरज कुमार सिंह पत्र प्रप्ति के 15 दिनों के अन्दर निश्चित रूप से अपने नव नियुक्त पद पर 
योगदान देंगे । योगदान के समय इन्हें किसी असैनिक शल्य चिकित्सक / जिला चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त 
स्वास्थता प्रमाण - पत्र, आय प्रमाण - पत्र , विवाह में तिलक दहेज का लेन - देन नहीं करना, न्यायालय में सजा 
प्राप्ति नहीं होने न्यायालय में फौजदारी मुकदमा लम्बित नहीं रहने तथा स्व 0 देवनन्दन सिंह के परिवार के 
आश्रित सदस्यों का भरण - पोषण करने संबंधी अद्यतन शपथ - पत्र आदि मूल कागजात कार्यपालक अभियन्ता 
नलकूप प्रमंडल , समस्तीपुर के समक्ष प्रस्तुत करना होगा , जिसकी जाँच कार्यपालक अभियन्ता करेगे तथा इसे 
सही पाये जाने पर ही योगदान स्वीकृत किया जायेगा । 


बिहार गजट , 5 नवम्बर 2014 


5 


3. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण - पत्र, मृत्यु प्रमाण -पत्र / जिला अनुकम्पा समिति द्वारा अनुशंसित पत्र का 
सत्यापन कार्यपालक अभियन्ता द्वारा कर ली जायेगी । 

4. कार्मिक एवं प्रशसनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या -13293 दिनांक 05.10.91 का कंडिका -1 
( ख ) के अनुसार मृत सरकारी सेवक की नियुक्ति स्वीकृति पद के विरूद्ध विधिवत की गई थी, का सत्यापन 
कार्यपालक अभियन्ता द्वारा कर ली जायेगी । 

5. कार्मिक एवं प्रशसनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या -13293 दिनांक 05.10.91 की कंडिका -7 के 
अनुसार नियुक्त किये जा रहे व्यक्ति के विरूद्ध यदि मृतक सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के भरण - पोषण में 
किसी प्रकार की त्रुटि पाई जायेगी तो नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा पृच्छा प्राप्त कर इनकी सेवा समाप्त कर दी 
जायेगी । इस संबंध में श्री निरज कुमार सिंह को योगदान के समय वर्णित अनुदेश के अनुरूप एक घोषणा पत्र 
भी कार्यपालक अभियन्ता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसे कार्यपालक अभियन्ता श्री निरज कुमार सिंह की 
सेवा पुस्तिका में दर्ज कर सुरक्षित रखेगे । 

6. गलत तथ्यों अथवा कागजातों के आधार पर नियुक्ति होने की सूचना अगर बाद में प्राप्त होती है 
तो किसी भी समय कारण पृच्छा नोटिस देते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी । 

7. तिलक दहेज नहीं लेने और न देने संबंधी एक घोषणा पत्र भी नियुक्ति किये जा रहे व्यक्ति 
कार्यपालक अभियन्ता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । 

8. यह नियुक्ति रोस्टर व्यवस्था के आरक्षित बिन्दु के विरूद्ध पड़ता है तो उसे अग्रणीत कर लिया 
जायेगा । 

9. इन्हें छ: माह के अन्दर कम्प्युटर टाईपिंग का ज्ञान आवश्यक है अन्यथा इनकी नियुक्ति समाप्ति हेतु 
कारवाई की जायेगी । 

10 योगदान करने हेतु श्री निरज कुमार सिंह को यात्रा भत्ता देय नहीं होगा । 

11 वित विभाग के संकल्प संख्या 1964 दिनांक 31.08.05 में निहित अंशदायी पेंशन योजना संबंधी 
प्रावधान लागू होगें । 

आदेश से , 
एन 0 पासवान , मुख्य अभियन्ता ( उत्तर) । 


। 


, 


30 अगस्त 2014 
सं ० स्था0-3, बी -विविध -05 / 14-761- सरकार के अवर सचिव , लघु सिंचाई विभाग, बिहार, पटना 
का पत्रांक -1661 दिनांक 02.04.07 में निहित सरकार के आदेश के अनुपालन में स्व 0 इन्द्रदेव ठाकुर भूतपूर्व 
नलकूप चालक , नलकूप प्रमण्डल , दरभंगा के आश्रित पुत्र श्री राघवेन्द्र कुमार को नलकूप प्रमंडल , मधुबनी के 
अन्तर्गत पदचर के रिक्त पद पर अस्थायी रूप से वेतनमान 5200-20200, ग्रेड पे0 1800 रूपये तथा सरकार 
द्वारा समय - समय पर स्वीकृत अन्य भत्तों के साथ अनुकम्पा के आधार पर औपबधिक रूप से नियुक्त किया जाता 
है , जिसे बिना कारण बताये रद् किया जा सकता है । 

2. श्री राघवेन्द्र कुमार पत्र प्रप्ति के 15 दिनों के अन्दर निश्चित रूप से अपने नव नियुक्त पद पर 
योगदान देंगे । योगदान के समय इन्हें किसी असैनिक शल्य चिकित्सक / जिला चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त 
स्वास्थता प्रमाण - पत्र, आय प्रमाण - पत्र, विवाह में तिलक दहेज का लेन - देन नहीं करना न्यायालय में सजा 
प्राप्ति नहीं होने न्यायालय में फौजदारी मुकदमा लम्बित नहीं रहने तथा स्व 0 इन्द्रदेव ठाकुर के परिवार के 
आश्रित सदस्यों का भरण - पोषण करने संबंधी अद्यतन शपथ - पत्र आदि मूल कागजात कार्यपालक अभियन्ता 
नलकूप प्रमंडल , मधुबनी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसकी जाँच कार्यपालक अभियन्ता करेगे तथा इसे सही 
पाये जाने पर ही योगदान स्वीकृत किया जायेगा । 

3. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण - पत्र, मृत्यु प्रमाण - पत्र / जिला अनुकम्पा समिति द्वारा अनुशंसित पत्र का 
सत्यापन कार्यपालक अभियन्ता द्वारा कर ली जायेगी । 

4. कार्मिक एवं प्रशसनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या-13293 दिनांक 05.10.91 का कंडिका -1 
( ख ) के अनुसार मृत सरकारी सेवक की नियुक्ति स्वीकृति पद के विरूद्ध विधिवत की गई थी , का सत्यापन 
कार्यपालक अभियन्ता द्वारा कर ली जायेगी । 

5. कार्मिक एवं प्रशसनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या -13293 दिनांक 05.10.91 की कंडिका -7 के 
अनुसार नियुक्त किये जा रहे व्यक्ति के विरूद्ध यदि मृतक सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के भरण - पोषण में 
किसी प्रकार की त्रुटि पाई जायेगी तो नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा पृच्छा प्राप्त कर इनकी सेवा समाप्त कर दी 
जायेगी । इस संबंध में श्री राघवेन्द्र कुमार को योगदान के समय वर्णित अनुदेश के अनुरूप एक घोषणा पत्र भी 
कार्यपालक अभियन्ता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसे कार्यपालक अभियन्ता श्री राघवेन्द्र कुमार की सेवा 
पुस्तिका में दर्ज कर सुरक्षित रखेगे । 

गलत तथ्यों अथवा कागजातों के आधार पर नियुक्ति होने की सूचना अगर बाद में प्राप्त होती है 
तो किसी भी समय कारण पृच्छा नोटिस देते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी । 


6 . 


6 


बिहार गजट, 5 नवम्बर 2014 


7. तिलक दहेज नहीं लेने और न देने संबंधी एक घोषणा पत्र भी नियुक्ति किये जा रहे व्यक्ति 
कार्यपालक अभियन्ता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । 

8. यह नियुक्ति रोस्टर व्यवस्था के आरक्षित बिन्दु के विरूद्ध पड़ता है तो उसे अग्रणीत कर लिया 
जायेगा । 

9. योगदान करने हेतु श्री राघवेन्द्र कुमार को यात्रा भत्ता देय नहीं होगा । 

10 वित विभाग के संकल्प संख्या 1964 दिनांक 31.08.05 में निहित अंशदायी पेंशन योजना संबंधी 
प्रावधान लागू होगें । 

आदेश से , 
एन ० पासवान , मुख्य अभियन्ता ( उत्तर ) । 

30 अगस्त 2014 
सं ० स्था0-3, बी -03 / 14-762 — सरकार के अवर सचिव , लघु सिंचाई विभाग, बिहार, पटना का 
पत्रांक -1661 दिनांक 02.04.07 में निहित सरकार के आदेश के अनुपालन में स्व 0 सदानन्द झा भूतपूर्व नलकूप 
चालक, नलकूप प्रमण्डल, मधुबनी के आश्रित पुत्र श्री आनन्द किशोर झा को नलकूप प्रमंडल , दरभंगा के अन्तर्गत 
राजस्व लिपिक के रिक्त पद पर अस्थायी रूप से वेतनमान 5200-20200, ग्रे ० पे 0 1900 रूपये तथा सरकार द्वारा 
समय - समय पर स्वीकृत अन्य भत्तों के साथ अनुकम्पा के आधार पर औपबधिक रूप से नियुक्त किया जाता है , 
जिसे बिना कारण बताये रद् किया जा सकता है । 

2. श्री आनन्द किशोर झा पत्र प्रप्ति के 15 दिनों के अन्दर निश्चित रूप से अपने नव नियुक्त पद पर 
योगदान देंगे । योगदान के समय इन्हें किसी असैनिक शल्य चिकित्सक / जिला चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त 
स्वास्थता प्रमाण - पत्र , आय प्रमाण - पत्र , विवाह में तिलक दहेज का लेन - देन नहीं करना , न्यायालय में सजा 
प्राप्ति नहीं होने न्यायालय में फौजदारी मुकदमा लम्बित नहीं रहने तथा स्व 0 सदानन्द झा के परिवार के आश्रित 
सदस्यों का भरण - पोषण करने संबंधी अद्यतन शपथ - पत्र आदि मूल कागजात कार्यपालक अभियन्ता नलकूप 
प्रमंडल , दरभंगा के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसकी जाँच कार्यपालक अभियन्ता करेगे तथा इसे सही पाये 
जाने पर ही योगदान स्वीकृत किया जायेगा । 

3. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण - पत्र , मृत्यु प्रमाण - पत्र / जिला अनुकम्पा समिति द्वारा अनुशंसित पत्र का 
सत्यापन कार्यपालक अभियन्ता द्वारा कर ली जायेगी । 

4. कार्मिक एवं प्रशसनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या -13293 दिनांक 05.10.91 का कंडिका -1 
( ख ) के अनुसार मृत सरकारी सेवक की नियुक्ति स्वीकृति पद के विरूद्ध विधिवत की गई थी , का सत्यापन 
कार्यपालक अभियन्ता द्वारा कर ली जायेगी । 

5. कार्मिक एवं प्रशसनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या -13293 दिनांक 05.10.91 की कंडिका -7 के 
अनुसार नियुक्त किये जा रहे व्यक्ति के विरूद्ध यदि मृतक सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के भरण - पोषण में 
किसी प्रकार की त्रुटि पाई जायेगी तो नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा पृच्छा प्राप्त कर इनकी सेवा समाप्त कर दी 
जायेगी । इस संबंध में श्री आनन्द किशोर झा को योगदान के समय वर्णित अनुदेश के अनुरूप एक घोषणा पत्र 
भी कार्यपालक अभियन्ता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसे कार्यपालक अभियन्ता श्री आनन्द किशोर झा की 
सेवा पुस्तिका में दर्ज कर सुरक्षित रखेगे । 

गलत तथ्यों अथवा कागजातों के आधार पर नियुक्ति होने की सूचना अगर बाद में प्राप्त होती है 
तो किसी भी समय कारण पृच्छा नोटिस देते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी । 

7. तिलक दहेज नहीं लेने और न देने संबंधी एक घोषणा पत्र भी नियुक्ति किये जा रहे व्यक्ति 
कार्यपालक अभियन्ता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । 

यह नियुक्ति रोस्टर व्यवस्था के आरक्षित बिन्दु के विरूद्ध पड़ता है तो उसे अग्रणीत कर लिया 
जायेगा । 

9. इन्हें छ: माह के अन्दर कम्प्युटर टाईपिंग का ज्ञान आवश्यक है अन्यथा इनकी नियुक्ति समाप्ति हेतु 
कारवाई की जायेगी । 

10 योगदान करने हेतु श्री आनन्द किशोर झा को यात्रा भत्ता देय नहीं होगा । 

11 वित विभाग के संकल्प संख्या 1964 दिनांक 31.08.05 में निहित अंशदायी पेंशन योजना संबंधी 
प्रावधान लागू होगें । 

आदेश से , 
एन 0 पासवान , मुख्य अभियन्ता ( उत्तर) । 


6 . 


8 . 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 33-571 + 50 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website : http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट , 5 नवम्बर 2014 


7 


भाग -9 ( ख ) 


निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , न्यायालय , सूचनाएं 

और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि । 


सूचना 


No.- 1754 - I Hemangg R/ o H.No.23, Navneet Colony Ved Nagar, Rukunpura Patna- 14 
Bihar declare vidre affidavit no.1935 dated 13.09.2014 that now onwards I shall be known as 
Hemangg Singh Rajput for all purposes. 

HEMANGG. 


No.- 1328_I, Ram Das, S/ o Jai Ram Das , R/o 101, Shibu Sharnam Appartment Buddha 
Colony, Patna - 1 from now onwards shall be known as Ram Das Matai vide affidavit no . 6121 
dated 10-04-2014. 

RAM DAS . 


अधीक्षक, सचिवालय 

मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 33-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


